शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 49 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 - अग्रहायण 16, शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती गोमती ठाकुर ध. प. श्री शिव प्रसाद ठाकुर, उम्र 55 वर्ष, निवासी - 31-2 जी , 
रिसाली सेक्टर, पोस्ट - सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे गोमती बाई के नाम से जाना जाता था तथा 
यह नाम मेरी शाला के स्थानांतरण प्रमाण पत्र व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम / उपनाम श्रीमती 
गोमती ठाकुर रख ली हूं तथा मेरा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड ,पेन कार्ड, बैंक पासबुक व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मैं अपने नये नाम 
" श्रीमती गोमती ठाकुर ” ध. प.श्री शिव प्रसाद ठाकुर को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व अन्य सभी आवश्यक शासकीय व अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती गोमती ठाकुर ध. प. श्री शिव प्रसाद ठाकुर के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गोमती बाई 
पति- श्री शिव प्रसाद ठाकुर 
निवासी -31-2 जी , रिसाली सेक्टर , 

पोस्ट -सिविक सेंटर, भिलाई 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती गोमती ठाकुर 
पति- श्री शिव प्रसाद ठाकुर 
निवासी - 31-2 जी , रिसाली सेक्टर , 

पोस्ट - सिविक सेंटर, भिलाई 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


287 


288 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हिमेश गायकवाड़ आत्मज श्री गीताराम गायकवाड़, उम्र 35 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी 
3/1 , क्वा. नं.- 2/ डी 87 के., सेक्टर-6 नावगांव , भिलाई नगर , सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम हिमेश्वर प्रसाद आ . श्री गीताराम था , तथा यह नाम मेरे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति व निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने 
पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम हिमेश गायकवाड़ आ. श्री गीताराम गायकवाड़ रख लिया हूं. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे मतदाता 
परिचय पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है. मैं अपने नये नाम “हिमेश गायकवाड़ आ . श्री गीताराम गायकवाड़ ” को मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझेहिमेश गायकवाड़ ( Himesh Gaikwad) आ . श्री गीताराम गायकवाड़ (Shri Geetaram Gaikwad) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


हिमेश्वर प्रसाद 
(Himeshwar Prasad) 

पिता - श्री गीताराम 

( S /o - Shri Geetaram ) 
निवासी-3 /1 , क्वा . नं . - 2/ डी 87 के . 
सेक्टर -6 नावगांव,भिलाई नगर, 

सिविक सेंटर , भिलाई, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


हिमेश गायकवाड़ 
(Himesh Gaikwad ) 
पिता - श्री गीताराम गायकवाड़ 
(S /o - ShriGeetaram Gaikwad ) 
निवासी -3/ 1, क्वा . नं .- 2/ डी 87 के ., 
सेक्टर -6 नावगांव,भिलाई नगर, 

सिविक सेंटर , भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


K 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश कुमार साहू, आत्मज श्री केहर लाल साहू, उम्र 46 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.- 14 ए, 
स्ट्रीट नं. - 26, सेक्टर-10, सिविक सेंटर, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूं तथा मेरा पूर्ण नाम 
राजेश कुमार साहू है, किन्तु मेरे समस्त आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम “ राजेश कुमार ” व “ राजेश साहू " 
आ . केहर लाल दर्ज है जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम “ राजेश कुमार साहू आ. श्री केहर लाल साहू ” को अपने समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे राजेश कुमार साहू आ . श्री केहर लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश कुमार , 

राजेश साहू 
पिता - श्री केहर लाल 
निवासी - क्वा . नं . - 14 ए , 
स्ट्रीट नं .- 26, सेक्टर-10 , 

सिविक सेंटर, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


राजेश कुमार साहू 
पिता - श्री केहर लाल साहू 
निवासी - क्वा . नं . - 14 ए, 
स्ट्रीट नं. - 26, सेक्टर -10 , 

सिविक सेंटर, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 


289 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रितिका भंसाली ध. प. श्री आकाश भंसाली, उम्र 27 वर्ष, निवासी- कामठी 
लाईन, वार्ड नं.- 25, सूर्यमुखी वार्ड, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी गुलशन 
डाकलिया आत्मजा श्री धरमचंद डाकलिया ( जैन ) था यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है . मेरा विवाह श्री आकाश 
भंसाली के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम “ श्रीमती रितिका भंसाली ” रख ली हूं . तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


. 


अतः अब मुझे श्रीमती रितिका भंसाली ध. प. श्री आकाश भंसाली के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी गुलशन डाकलिया 
पिता - श्री धरमचंद डाकलिया 
निवासी - आजाद चौक , राजनांदगांव 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 

पिन- 491441 


श्रीमती रितिका भंसाली 

पति - श्री आकाश भंसाली 
निवासी - कामठी लाईन, वार्ड नं .- 25 , 

सूर्यमुखी वार्ड, राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 

पिन -491441 


नाम परिवर्तन 


• 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , विनोद कुमार तिवारी, आत्मज स्व . बिंदेश्वरी तिवारी, उम्र 37 वर्ष निवासी - क्वा . नं.- ई/ 
3, सड़क नं.- 07, सेक्टर -03, सी . आई. एस . एफ . यूनिट, बी . एस. पी . भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात 
संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. यह कि मेरी पुत्री का सही व पूर्ण नाम शालिनी तिवारी है, जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों में उसका नाम सालिनी तिवारी (Salini Tiwari ) व शालिनी देवी ( Shalini Devi) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्री का सही व 
पूर्ण नाम शालिनी तिवारी (Shalini Tiwari) आत्मजा श्री विनोद कुमार तिवारी, उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य सभी आवश्यक 
शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरी पुत्री को शालिनी तिवारी आत्मजा श्री विनोद कुमार तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सालिनी तिवारी (Salini Tiwari) 
शालिनी देवी (Shalini Devi ) 
पिता - श्री विनोद कुमार तिवारी 

निवासी - क्वा . नं .- ई/ 3, 
सड़क नं. - 07, 
सी . आई. एस. एफ . यूनिट, 

बी . एस . पी . भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


शालिनी तिवारी ( Shalini Tiwari ) 
पिता - श्री विनोद कुमार तिवारी 

निवासी - क्वा . नं . - ई/ 3, 
सड़क नं. - 07 , 

सेक्टर -03, 
सी . आई. एस. एफ . यूनिट, 

बी . एस . पी . भिलाई . 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


सेक्टर -03 , 


290 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामलाल अग्रवाल , आत्मज स्व . रामकरण दास उम्र 66 वर्ष, निवासी -238, समता 
कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मैं रामलाल गुप्ता व रामलाल सिंघल आ . स्व . रामकरण दास के नाम 
से जाना जाता था. मैं अपने नाम / उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम “ रामलाल अग्रवाल ” रख लिया हूं तथा वर्तमान में मैं इसी नाम से 
जाना, पहचाना जाता हूं. मेरा यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


. 


अतः अब मुझे रामलाल अग्रवाल आ . स्व . रामकरण दास के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे 


पुराना नाम 


नया नाम 


रामलाल गुप्ता 

रामलाल सिंघल 
पिता - स्व . रामकरण दास 
निवासी-238, समता कालोनी , रायपुर, 

तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


रामलाल अग्रवाल 
पिता - स्व . रामकरण दास 
निवासी-238, समता कालोनी, रायपुर, 

तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्वनी कुमार रंगारी आत्मज श्री फिरन सिंह रंगारी, उम्र 58 वर्ष, निवासी- क्वा . नं .-9 बी., 
सड़क -30, सेक्टर -8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अश्वनी कुमार रंगारी ( Ashwani Kumar Rangary) दर्ज है जो कि “ Rangary " त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा 
सही नाम अश्वनी कुमार रंगारी ( Ashwani Kumar Rangari) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड , बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज 
है . मैं अपने सही नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे अश्वनी कुमार रंगारी ( Ashwani Kumar Rangari ) आ . श्री फिरन सिंह रंगारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 

नया नाम 


पुराना नाम 


कुमार रंगारी 


अश्वनी 
( Ashwani Kumar Rangary ) 
पिता - श्री फिरन सिंह रंगारी 
निवासी - क्वा . नं . - 9 बी ., 
सड़क -30, सेक्टर -8, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


अश्वनी कुमार 

रंगारी 
( AshwaniKumar Rangari ) 
पिता - श्री फिरन सिंह रंगारी 
निवासी - क्वा . नं . - 9 बी ., 
सड़क -30, सेक्टर -8, भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 


291 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास 

गरियाबंद, जिला- गरियाबंद ( छ. ग. ) 


गरियाबंद , दिनांक 17 अक्टूबर 2018 


प्र.क्र ./ / ब -113 ( 1 )/ वर्ष 2017-18 


पृ. क्रमांक /90- A/ अ. अ./टस्ट्र/ 2018. - आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजीव कुमार शर्मा पिता श्री सत्यपाल 
शर्मा निवासी विकास विहार -02, महादेव घाट रायपुर, जिला- रायपुर ( छ. ग. ) एवं अन्य 04 ने श्री भुतेश्वरनाथ मंदिर के पास ग्राम -मरौदा , प. ह. 
नं. 17, तहसील व जिला गरियाबंद ( छ. ग.) स्थित खसरा नम्बर 423 का टुकड़ा रकबा 0.60 हे. में से 0.45 हे. का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 
1951 की धारा 4 ( 2 ) के अनुसार सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रति पेश करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 16-12-2018 को उपस्थित होवें . निर्धारित तिथि के पश्चात् 
प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार आज दिनांक 17-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 


( बी . आर. साहू ) 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं 
पंजीयक सार्वजनिक न्यास गरियाबंद 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2018 


क्रमांक/ परि./2018/ 1675. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन/2014 / 2265 बिलासपुर दिनांक 08-11-2014 द्वारा 
श्री के. एस. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को वसुंधरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र . 45 दिनांक 30-05-1998 विकास 
खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. एस. ठाकुर के स्थान 
पर श्री आर . एन . तिवारी सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 07-09-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


292 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2018 


क्रमांक / परि ./ 2018/1676. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन / 2013/1460 बिलासपुर दिनांक 02-12-2013 द्वारा 
श्री के. एस. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को सोनगंगा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र . 89 दिनांक 02-11-1996 विकास 
खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. एस. ठाकुर के स्थान 
पर श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 07-09-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2018 


क्रमांक / परि ./ 2018/1677. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन / 2014/2265 बिलासपुर दिनांक 08-11-2014 द्वारा 
श्री के . एस. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को शासकीय कर्मचारी कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. मंगला बिलासपुर पं. क्र . 78 
दिनांक 15-04-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिलाबिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 
श्री के. एस . ठाकुर के स्थान पर श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 07-09-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2018 


क्रमांक/ परि./2018/1680. - मदर टेरेसा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार वार्ड क्रमांक 10 मदर टेरेसा नगर बिलासपुर विकास खंड 
बिल्हाजिला बिलासपुर पं. क्र. 3627 द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव आमसभा में पारित कराकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ अंके ./ 
2018/1291 दिनांक 04-07-2018 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था . 


किन्तु संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / परि./2018/ 1484 दिनांक 30-07 
2018 द्वारा आमसभा में प्रस्ताव पारित कराकर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से तामिली हेतु प्रेषित 
किया गया. संस्था प्रबंधक द्वारा उक्त पत्र को लेने से इंकार किया गया. तत्संबंध में पुनः संस्था प्रबंधक को पत्र क्रमांक /1552 दिनांक 09-08-2018 


द्वारा 03 बिन्दुओं पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया . संस्था प्रबंधक द्वारा दिनांक 27-8-2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया ,जिसमें 
संस्था को अकारणवश बार - बार ज्ञापन सौंपकर परेशान करने बाबत लेख किया है इस प्रकार प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया, और न ही 
आमसभा के संबंध में कोई जिक्र किया . उक्त कारणो से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 


अतएव मैं दिलीप जायसवाल , उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / 
15-23 /15-02 / 2015/ 3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग 
करते हुये मदर टेरेसा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार वार्ड क्रमांक 10 मदर टेरेसा नगर बिलासपुर विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर पं. क्र . 
3627 जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1980 की धारा 69 ( 2 ) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री 
आर. एल . सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


( दिलीप जायसवाल ) 


उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


